रजिस्ट्री सं० डीएल० - 33004 / 97 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 97 


सत्यागपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड३ - उप - खंड ( i ) 
PART II — Section 3– Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


M 


LA 


सं० 253 ] . 
No. 253 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, अप्रैल 15, 1997 / चैत्र 25 , 1919 
NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 15 , 1997 / CHAITRA 25, 1919 


% 


- 


- 


- 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1997 
का. आ . 329 ( अ ). - भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम, 1986 के नियम 13 के उपनियम ( 2 ) के 
खंड ( iii ) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खंड 3, उपखंड ( ii ) तारीख 16 जनवरी, 1997 में प्रकाशित अधिसूचना सं . का. आ . 43 ( अ ) 
तारीख 16 जनवरी, 1997 द्वारा अपशिष्ट तेल को खुले में जलाने के विरूद्ध प्रतिषेन्ध के अधिरोपण के लिए सरकार के आशय के संबंध में उक्त अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उन व्यक्तियों से जिनकी उसमें प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए थे 
और केन्द्रीय सरकार को उक्त अवधि के भीतर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे, 

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि खुले में अपशिष्ट तेल को जलाना मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए विषाक्त तथा हानिकारक है और 
अपशिष्ट तेल को खुले में जलाने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है, 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम, 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 6 की 
उपधारा ( 2 ) के खंड ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संपूर्ण भारत में अपशिष्ट तेल को खुले में 
जलाना प्रतिषिद्ध करती है । 


[ फा. सं. 23 ( 7 )/ 96 - एच. एक्स . एम. डी. ] 

विश्वनाथ आनन्द , विशेष सचिव 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th April, 1997 
S. O . 329 ( E ).- -- Whereas a notification of the Govemment of India in the Ministry of Environment and Forests under 
clause ( iii ) of sub -rule ( 2 ) of rule 13 of the Environment ( Protection ) Rules , 1986 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary Part II, section 3 , sub -section ( ii) dated the 16th January, 1997 vide S . 0 . 43 (E ) dated the 16th January , 1997 
956GI/ 97 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii )] 


M 


inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected within a period of sixty days from the date of 
publication of the said notification in the matter of Government s intention for imposition of prohibition against open 
burning of waste oil; 

And whereas no objections or suggestions were received within the said period by the Central Government; 

And whereas the CentralGovernment is of the opinion that open burning of waste oil is toxic and detrimental to human 
health and the environment and it is necessary to prohibit the open burning of waste oil; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub -section (2 ) of section 6 of the Environment 
( Protection ) Act , 1986 , read with rule 13 of the Environment ( Protection ) Rules , 1986 , the CentralGovernment hereby prohibits 
the open burning of waste oil, throughout India from the date of publication of the notification . 


[ F. No. 23 ( 7 )/ 96 - HSMD ] 
VISHWANATH ANAND , Spl. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1997 
का . आ . 330 ( अ ). - पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम, 1986 के नियम 13 के उपनियम ( 2 ) के खंड ( iii ) के अधीन भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की एक अधिसूचना सं. का . आ . 42 ( अ ) , तारीख 16 जनवरी, 
1997 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी , उक्त अधिसूचना में दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट 
परिसंकटमय अपशिष्टों के आयातों पर प्रतिशेष अधिरोपण करने के सरकार के आशय के संबंध में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि 
के भीतर आक्षेप आमंत्रित किए गए थे । 

और केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है । 

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए विषाक्त और 
हानिकारक हैं । अत: पूर्वोक्त परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात को प्रतिषिद्ध करता आवश्यक समझा गया है । . 

अतः अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम, 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 
29 ) धारा 3 को उपधारा ( 1) और धारा 6 की उपधारा ( 2) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
से नीचे सारणी में सूचीबद्ध परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात को प्रतिषिद्ध करती है : -- 


सारणी 
निम्नलिखित संघटकों से युक्त अपशिष्ट या वे अपशिष्ट जिनमें निम्नलिखित संदूषकों के रूप में है : 
बेरिलियम 
सेलेनियमः 
क्रोमियम ( हेक्साबलेंट ) 
थैलियम 
ऐसे अपशिष्ट जिसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट हैं : 
नाशक जीवमार , शाकनाशी और कीटनाशी तथा उनके मध्यवर्ती/ अवशिष्ट , जिसमें अनुप्रयोज्यनाशकजीवमार भी है । 


[ फा . सं . 23( 7 )/98 - एच. एस. एम . डी. ] 

विश्वनाथ आनन्द, विशेष सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 15th April, 1997 
S. 0 . 330 ( E ). - -- Whereas a notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests was 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 Sub- Section (ii) vide No . S .O . 42 (E ) dated the 16th January , 
1997 under clause ( iii ) of sub-rule (2 ) of rule 13 of the Environment ( Protection ) Rules , 1986 inviting objections from the 


[ ATT JI - Uug 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


persons likely to be affected within a period of sixty days from the date of publication of the notification with regard 
to Goverinent s intention for the imposition of prohibition on the imports of hazardous wastes specified in the Table given 
in the said notification ; 

And whereas objections received within the said period were duly considered by the Central Government; 

And whereas the CentralGoverpment is of the opinion that the hazardous wastes specified in the Table below are toxic 
and detrimental to human health and the environment. It is therefore considered necessary to prohibit the import of the aforesaid 
hazardous wastes ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred under sub -section 1 of section 3 and clause ( d ) of sub -section ( 2 ) 
of section 6 of the Environment ( Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ), read with rule 13 of the Environment (Protection ) Rules , 
1986 , the Central Government hereby prohibits from the date of publication of this notification the import of the hazardous 
wastes , listed in the Table below : 


TABLE 


Wastes containing the following as constituents or the wastes bearing the following as contaminants : 
Berylium 
Selenium 
Chromium (Hexavalent) 
Thallium 
Wastes containing : 
Pesticides, herbicides and insecticides and their intermediates/ residues thereof including outdated pesticidos. 


[F .No. 23 ( 7)/ 96 -HSMD ] 
VISHWANATH ANAND , Spl. Secy . 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110094 - 1997 


